. 


:. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


23 कार्तिक , 1938 ( श० ) 


संख्या - 891 राँची, मंगलवार , 


14 नवम्बर , 2017 ( ई० ) 


स्वास्थ्य , चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग 


अधिसूचना 
9 नवम्बर , 2017 


संख्या- आ० प० (विविध)-03/ 2017- 295( 20 ) - भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् में 
आयुर्वेद / यूनानी चिकित्सा पद्वतियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक - एक प्रतिनिधि का चुनाव 
किया जाना है । चुनाव के लिए विभागीय पत्रांक - 259( 20 ) दिनांक 20 सितम्बर , 2017 के दवारा 
अधिसूचना जारी कर नामंकन पत्र भरने की अंतिम तिथि 24 अक्टूबर , 2017 निर्धारित की गयी 
थी । प्राप्त नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी दिनांक 30 अक्टूबर , 2017 एवं 31 अक्टूबर , 2017 को की 
गई । जिसमें आयुर्वेद प्रक्षेत्र से एकल अभ्यर्थी रहने के कारण उन्हें निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया 
गया । यूनानी प्रक्षेत्र से तीन अभ्यर्थियों के नामांकन पत्र सही पाये गये । नाम वापस लेने की 
निर्धारित तिथि 8 नवम्बर , 2017 तक किसी भी अभ्यर्थी द्वारा नाम वापस नहीं लिये जाने के 
फलस्वरूप युनानी प्रक्षेत्र के लिए तीन अभ्यर्थियों के नाम की घोषणा की जाती है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार, 14 नवम्बर, 2017 


यूनानी 
अभ्यर्थियों का नाम / पिता का नाम 


क्र . सं . 


पत्ता 


रजिस्ट्रेशन 

न . 


| 


1. 


055/ 2013 


डा . अहमद अनवर 


बस्ती 


पो० + थाना 


डा . समीम 
अहमद 


मझहर 


बरियातु , राँची 


। 2. | 074/2013 | डा . जफर इकबाल 


समशुजोहा 


के . जी . एन . कालोनी , मनीटोला , 
डोरन्डा, राँची 


जिला- | 


3244/1989 | डा . गुलाम मुस्तफा 

अंसारी 


अब्दुल करीम | ग्रा० + पो .- केश्केशवासी 

गिरीडीह, झारखण्ड 


चन्द्र किशोर उराँव , 
निर्वाची पदाधिकारी , सी . सी . आई. एम . निर्वाचन , 

झारखण्ड, राँची । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 891 - 50 


